निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 160 ) 


28 माघ 1935 ( श0 ) 
पटना , सोमवार, 17 फरवरी 2014 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
2 जनवरी 2014 


सं0 1 / सह. राज . स्था .(नियुक्ति ) -41 / 2013 - 03 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं सम्मिलित 
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग) वर्ग - 2 ( समूह - ख ) के अन्तर्गत 
सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के 
साथ वेतनमान रु. 9300 - 34800 पी. बी . 2 + ग्रेड पे रु. 4800 में तथा राज्य सरकार द्वारा उसपर समय - समय पर 
स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग अंतर्गत परीक्ष्यमान सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से औपबंधिक तौर पर नियुक्त करते हुए निम्न विवरणी में उनके नाम के 
सामने स्तम्भ - 8 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है : 


क्र . 


अभ्यर्थी का नाम एवं 
पिता का नाम तथा 

स्थायी पता 


गह जिला / पत्राचार का पता 

जनपद 


संयुक्त 
मेघाक्रम 


जन्म तिथि आरक्षण 

कोटि 


पदस्थापन 

पद का 
कार्यालय एवं 

स्थान 


5 
204 


6 
01.01.1975 


7 
सामान्य 


1 2 
| श्री अमर कुमार झा , 
S / o स्व . गोपी नाथ 
झा , 
ग्राम भोजुआ, 
पोस्ट - गोगरी, 
जिला - खगड़िया, 
पिन कोड - 851202 


3 

4 
खगड़िया । ग्राम भोजुआ, 
(बिहार) पोस्ट - गोगरी, 

जिला - खगड़िया , 

पिन 
कोड - 851202 


सहायक 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ, 
पूर्णियाँ 


NE 


क्र . अभ्यर्थी का नाम एवं 
पिता का नाम तथा 

स्थायी पता 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 फरवरी 2014 
गृह जिला / पत्राचार का पता संयुक्त जन्म तिथि आरक्षण 
जनपद 

मेघाक्रम 

कोटि 


पदस्थापन 

पद का 
कार्यालय एवं 

स्थान 


6 


7 


10.03. 1976 | सामान्य 


4 

5 
द्वारा शिव मूरत । 197 
ग्राम - अचियापार, 
पोस्ट - सहजनवा, 
जिला - गोरखपुर, 
उत्तर प्रदेश 

पिन 
कोड - 273209 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ, 

छपरा 
( सारण ) 


2 

3 
2 | श्री राकेश शर्मा, महाराजगंज 

S / o श्री दशरथ ( उत्तर प्रदेश ) 
विश्वकर्मा, 
ग्राम - जोगिया , 
पो . + थाना- धुधली, 
जिला - महाराजगंज , 
उत्तर प्रदेश 
पिन कोड - 273151 
श्री मिथिलेश कुमार, वैशाली 
S / o श्री शिव शंकर (बिहार) 
दास, 
ग्राम - आदमपुर, 
पोस्ट - कटरमाला, 
भाया भगवानपुर, 
थाना - गोरौल , 
जिला - वैशाली, 
पिन कोड - 844114 


3 


480 


| 11 .02.1975 | अत्यन्त 

पिछड़ा 


वर्ग 


ग्राम - आदमपुर, 
पोस्ट - कटरमाला, 
भाया भगवानपुर, 

थाना -गोरौल , 
जिला - वैशाली, 

पिन 
कोड - 844114 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ , 
पटना 


4 


| 


219 


| 


पटना 
(बिहार) 


05 .07. 1975 | पिछड़ा 

वर्ग 


राम नगर रोड । 
(बंगाली टोला) 
पोस्ट - जी . पी . ओ . 
थाना - जक्कनपुर 
जिला - पटना, 

पिन 
कोड - 800001 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ , 
मुजफ्फरपुर 

पश्चिमी, 
मुजफ्फरपुर 


श्री शिव शंकर कुमार, 
S / o श्री रामजी प्रसाद 
यादव , 
राम नगर रोड (बंगाली 
टोला) 
पोस्ट - जी . पी . ओ ., 
थाना - जक्कनपुर, 
जिला - पटना 
पिन कोड - 800001 
श्री अनिल कुमार 
गुप्ता, 
S / o श्री राज कुमार 
गुप्ता, 
ग्राम - नेतवार, 
पोस्ट - वेलॉव 
( भाया - दोन ), 
थाना - दरौली , 
जिला - सिवान , 
पिन कोड - 841235 


532 


| 10 . 05. 1986 


सिवान 
(बिहार ) 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


ग्राम - नेतवार, 
पोस्ट - वेलॉव 
( भाया - दोन ) 
जिला - सिवान, 

पिन 
कोड - 841235 


सहायक 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ, 
बेनीपुर, 
दरभंगा 


पटना 
(बिहार) 


बड़ी पटन देवी । 998 | 11.02.1979 | अनुसूचित 
रोड, गुलजारबाग , 

जाति 
पटना, पिन 
कोड - 800007 


श्री आनन्द कुमार 
चौधरी , 
S / o श्री महावीर 
चौधरी, 
बड़ी पटन देवी रोड , 
थाना - आलमगंज , 
गुलजारबाग , पटना, 
पिन कोड - 800007 


सहायक 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ , 
गया 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 फरवरी 2014 


क्र . 


अभ्यर्थी का नाम एवं 
पिता का नाम तथा 

स्थायी पता 


गृह जिला / पत्राचार का पता संयुक्त जन्म तिथि आरक्षण 
जनपद 

मेघाक्रम 

कोटि 


5 


6 


7 


3 
पटना 
(बिहार) 


पदस्थापन 

पद का 
कार्यालय एवं 
स्थान 

8 
सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ, 
भागलपुर 


185 


4 
एफ - 18, 
पी . सी . कॉलोनी , 
कंकड़बाग , पटना 

पिन 
कोड - 800020 


| 19 .01.1982 । सामान्य 


1 

2 
7 | श्री नितिन प्रकाश, 

S / o स्व . विजय 
प्रकाश सिन्हा 
एफ - 18 
कॉलोनी , कंकड़बाग , 

पटना - 800020 
8 श्री प्रमोद कुमार सिंह , 

S/ o श्री बैद्यनाथ सिंह , 
ग्राम - बदलपुरा, 
पोस्ट -चिरांद , 
थाना - डोरीगंज, 
जिला - सारण , बिहार , 
पिन कोड - 841211 


132 | 16.06. 1978 | सामान्य 


सारण 
__ (बिहार) 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ , 
सहरसा 


क्षेत्रीय कार्यालय , 
ई . एस . आई. सी . 
10 बी ., राधा 
भवन, नजदीक 
निरंकारी भवन , 

शास्त्रीनगर, 
जिला - जम्मू 
राज्य जम्मू एवं 
काश्मीर, पिन 
कोड - 180004 


2. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित 
शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अन्य प्रमाण - पत्रों की सम्पुष्टि में तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन 
प्राप्त होता है, तो उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी 
की जायेगी तथा भुगतान की गयी राशि ( प्रशिक्षण पर हुए व्यय सहित ) उनसे वसूलनीय होगी । 

3. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि समान्यतः ( 2) दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी 
वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रम के अनुसार होगी । 

___ 4. सभी नवनियुक्त पदाधिकारी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 
दिनांक 18.01 . 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रभार ग्रहण के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत 
करेंगे । 

5. परीक्ष्यमान अवधि में नवनियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी / जिला सहकारिता पदाधिकारी के 
मार्गदर्शन में अपने कार्यालय कार्यों का निष्पादन करेंगे । 

6. प्रत्येक नवनियुक्त पदाधिकारी को उनका अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है 
जिसे मूलरूप में ही प्रस्तुत कर भारत्यागी / जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्रभार ग्रहण करेंगे अन्यथा संबंधित 
भारत्यागी पदाधिकारी उन्हें प्रभार नहीं सौपेंगे । 

_____ 7. बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली - 2011 के नियम - 10 के 
आलोक में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार सभी नवनियुक्त सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ प्रशिक्षण में रहेंगे 
और इस दौरान अपने नियंत्री पदाधिकारी के अधीन सांस्थिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए संबद्ध रहेंगे । 

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31. 08.05 एवं 768 / पेंशन कोषांग , दिनांक 03.07. 2007 के 
अनुसार इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होगी । 

9. योगदान करने हेतु पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 फरवरी 2014 
10. योगदान करने के पश्चात् पदाधिकारी अपनी सम्पत्ति संबंधी घोषणा विहित प्रपत्र में विभाग एवं संबंधित 
जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शत्रुध्न कुमार चौधरी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 160- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


